[ 0 - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004 / 99 


2 


सत्यम्स. प्रत्पते 


-.. 


:P 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


THE TWT 
EXTRAORDINARY 
भामा - खाण्ड उप - खण्ड (i ) 
PARTI - Section3 - Sub - section (i) 

" प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 347] 

नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 11 , 2012 / आषाढ़ 20 , 1934 
No. 3471 ___ NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 11 , 2012/ ASADHA 20, 1934 

विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली; 2 जुलाई, 2012 
सा. का .नि. 554( अ). - सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की धारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य 
अधिकारी को नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ; जो सरकारी राजपत्र 
में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कॉलम ( 4 ) में उनके नामों के सामने दर्शायी गई परियोजनाओं के लिए उक्त 
अधिनियम द्वारा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा । 
क्रम सं. अधिकारी का नाम पदनाम 

परियोजनाएं 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. श्री नरेन्द्र कुमार प्रबंधक ( विधि ) रामपुर जल विद्युत परियोजना , डाकघर झाकड़ी, जिला-शिमला -171002 | 
____ 2. श्री बलजीत सिंह प्रबंधक ( पी एंड ए ) लूहरी जल विद्युत परियोजना , डाकघर झाकड़ी, जिला -शिमला । 


( 4 ) 


[ फा . सं. 23/18/ 2010 - एच - II ] 

जी. साई प्रसाद , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd July, 2012 
G.S. R . 554 ( E ). - -In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971 ), the CentralGovernment hereby appoints the officers mentioned in column (2 ) of Table 
below , being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India , to be estate officers for the 
puroses of the said Act,who shall exercise the powers conferred , and perform the duties imposed , on estate officer by or 
under the said Act , for the projects mentioned against their names in column (4 ) for a period of three years with effect from 
the date ofpublication of this notification in the Official Gazette . 


Designation 


Projects 


SI.No. Name of the Officer 
(i) ( 2) 
1. Sh . Narender Kumar 
2. Sh. Baljeet Singh 


Manager (Law ) 
Manager ( P & A ) 


Rampur Hydro - Electric Project, P.O . Jhakri, District Shimla - 171002 . 
LubriHydro - Electric Project, P. O . Jhakri, District Shimla. 


[ E. No. 23 /18/ 2010- H- II ] 
G . SAI PRASAD , Jt. Secy. 


2546 GI / 2012 


Printed by the Manager, Covernment of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


